रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


- 


- 


: 


H 
+ 
: 


H:::.. 


: 
: 
: 


1 


. 4 


भारतको राजपत्र 


समामब -जगत 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2203] 
No. 2203 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , अक्तूबर 22 , 2014 / आश्विन 30 , 1936 
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 22 , 2014 /ASVINA 30 , 1936 


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 

__ अधिसूचना 

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2014 
का . आ. 2758( अ). अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ( संशोधन ) अधिनियम, 2012 ( 2012 का 37 ) द्वारा यथा संशोधित 
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 6 की उप -धारा ( 3) के साथ पठित धारा 4 के खंड (ड.) 
एवं ( छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा श्री शत्रुघन सिन्हा, प्रो . ( डॉ.) रंजन प्रसाद यादव, और श्री अशोक 
कुमार सिन्हा के स्थान पर श्री शत्रुघन सिन्हा, संसद सदस्य, लोक सभा ; डॉ . संजय जायसवाल , संसद सदस्य, लोक सभा और श्री अंजनी 
कुमार सिंह, मुख्य सचिव , बिहार सरकार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , पटना के सदस्यों के रूप में मनोनीत करती है और इस 
प्रयोजन के लिए दिनांक 23 सितम्बर , 2013 के का . आ . 2930 ( अ ) और दिनांक 2 जुलाई, 2013 के का . आ . 2014( अ ) के तहत भारत के 
राजपत्र , भाग- II , खंड- 3, उप - खंड (ii ) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की दिनांक 23 सितम्बर , 2013 
की अधिसूचना संख्या जेड- 28016/42/ 2013- एसएसएच और दिनांक 2 जुलाई , 2013 की अधिसूचना संख्या जेड- 28016/ 42/ 2013 
एसएसएच में निम्नलिखित संशोधन करती है: 

दिनांक 23 सितम्बर , 2013 की अधिसूचना में क्रम संख्या 1 और 2 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम 
संख्या एवं प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए , अर्थात् : 
" 1. डॉ . संजय जायसवाल , संसद सदस्य , लोक सभा 
2. श्री शत्रुघन सिन्हा , संसद सदस्य, लोक सभा " 

दिनांक 2 जुलाई, 2013 की अधिसूचना में क्रम संख्या V ( 9) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या 
एवं प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए , अर्थात् : 
" 9. श्री अंजनी कुमार सिंह, मुख्य सचिव , बिहार सरकार । " 

[ फा . सं . जेड - 28016/ 42/ 2013 -एसएसएच ] 

संदीप कुमार नायक , संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र ( अ ) में 2 जुलाई , 2013 के का . आ . 2014( अ ) और 23 सितम्बर , 2013 के 

का . आ . 2930 ( अ ) द्वारा प्रकाशित की गई थी । 


4243 GI/ 2014 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3( ii )] 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 22nd October, 2014 
S .O . 2758 (E ). — In exercise of powers conferred by Clause ( e) and (g ) of Section 4 read with Sub -section (3 ) of 
Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 ( 25 of 1956 ) as amended by All India Institute of 
Medical Sciences (Amendment ) Act, 2012 (37 of 2012 ), the Central Government hereby nominates Shri Shatrughan 
Sinha, Member of Parliament, Lok Sabha ; Dr. Sanjay Jaiswal, Member of Parliament, Lok Sabha and Shri Anjani Kumar 
Singh , Chief Secretary , Government of Bihar to be members of All India Institute of Medical Sciences, Patna in place of 
Shri Shatrughan Sinha , Prof. (Dr.) Ranjan Prasad Yadav and Shri Ashok Kumar Sinha and for that purpose makes the 
following amendments in the notification of Government of India in the Ministry of Health & Family Welfare, number 
Z - 28016 / 42 / 2013- SSH dated the 23rd September, 2013 and number Z - 28016/ 42 /2013- SSH dated 2nd July , 2013 
published inthe Gazette of India Part ll, Section 3 , Sub -section ( ii ) vide S . O . 2930( E ) dated the 23rd September, 2013 and 
S . O . 2014( E) dated 2nd July, 2013 : 

___ In the notification dated 23rd September , 2013, for Serial numbers 1 and 2 and the entry relating thereto, the 
following serial numbers and entries should be substituted ,namely : 

“ 1 . Dr. Sanjay Jaiswal,Member of Parliament, Lok Sabha 

2 . Shri Shatrughan Sinha , Member of Parliament, Lok Sabha” 

In the notification dated 2nd July , 2013, for Serial number V (9 ) and the entry relating thereto , the following 
serial number and entry should be substituted , namely : 
“ 9. Shri AnjaniKumar Singh , Chief Secretary , Government of Bihar” 

- [ F. No. Z -28016/ 42 / 2013 - SSH] 

SUNDEEP KUMAR NAYAK , Jt . Secy . 
Foot Note : The Principal notification was published in the Gazette of India vide S . O . 2014 ( E ) dated 2nd July , 2013 and 

S . O . 2930( E ) dated the 23rd September, 2013 . 


त्य 


। 


ण 


___ अधिसूचना 

नई दिल्ली , 22 अक्तूबर , 2014 
का . आ . 2759 ( अ ). अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ( संशोधन ) अधिनियम , 2012 ( 2012 का 37 ) द्वारा यथा संशोधित 
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम , 1956 (1956 का 25 ) की धारा 6 की उप - धारा (3 ) के साथ पठित धारा 4 के खंड (ड .) 
एवं ( छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा श्री सतपाल महाराज, श्रीमती माला राजलक्ष्मी शाह और 
प्रो . एम . सी . मिश्रा के स्थान पर डॉ . रमेश पोखरियाल निशंक ” संसद सदस्य , लोक सभा ; श्रीमती माला राजलक्ष्मी शाह, संसद सदस्य , लोक 
सभा और प्रो . रीता सूद , चिकित्सा विभाग , एम्स , नई दिल्ली को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश के सदस्यों के रूप में 
मनोनीत करती है और इस प्रयोजन के लिए दिनांक 23 सितम्बर , 2013 के का . आ . 2929 ( अ ) और दिनांक 2 जुलाई , 2013 के 
का . आ . 2016 ( अ ) के तहत भारत के राजपत्र , भाग -II, खंड - 3, उप - खंड ( i ) में प्रकाशित भारत सरकार , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 
मंत्रालय की दिनांक 23 सितम्बर , 2013 की अधिसूचना संख्या जेड - 28016/ 42/ 2013 - एसएसएच और दिनांक 2 जुलाई , 2013 की 
अधिसूचना संख्या जेड- 28016/ 42/ 2013- एसएसएच में निम्नलिखित संशोधन करती है: 

दिनांक 23 सितम्बर , 2013 की अधिसूचना में क्रम संख्या 1 और 2 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम 
संख्या एवं प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए , अर्थात् : 

"1. श्री रमेश पोखरियाल निशंक " संसद सदस्य , लोक सभा 

2. श्रीमती माला राजलक्ष्मी शाह, संसद सदस्य , लोक सभा " 

दिनांक 2 जुलाई , 2013 की अधिसूचना में क्रम संख्या VI ( 13) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या 
एवं प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए , अर्थात् : 
" 13. प्रो . रीता सूद , चिकित्सा विभाग , एम्स , नई दिल्ली। " 

[ फा . सं . जेड - 28016/ 42/ 2013- एसएसएच ] 

संदीप कुमार नायक , संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र ( अ ) में 2 जुलाई, 2013 के का . आ . तथा 2016( अ ) 23 सितम्बर , 2013 के 

का . आ . 2929 ( अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी । 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 22nd October, 2014 
S . O . 2759 ( E ). — In exercise of powers conferred by Clause (f) and (g ) of Section 4 read with Sub -section (3 ) of 
Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956 ) as amended by All India Institute of 
Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 ( 37 of 2012 ), the Central Government hereby nominates Dr. Ramesh Pokhriyal 
“ Nishank” , Member of Parliament, Lok Sabha ; Smt. Mala Rajyalakshmi Shah , Member of Parliament, Lok Sabha and 
Prof. Rita Sood, Department of Medicine , AIIMS, New Delhi to be members of All India Institute of Medical Sciences, 
Rishikesh in place of Shri Satpal Maharaj, Smt. Mala Rajyalakshmi Shah and Prof. M . C . Mishra and for that purpose 
makes the following amendments in the notification of Government of India in the Ministry of Health & Family Welfare , 
number Z -28016 / 42 /2013-SSH dated the 23rd September, 2013 and number Z -28016 /42/2013-SSH dated 2nd July , 2013 
published in the Gazette of India Part II , Section 3 , Sub- section (ii ) vide S . O . 2929 ( E) dated the 23rd September , 2013 and 
S . O . 2016( E ) dated 2nd July, 2013: 

In the notification dated 23rd September, 2013, for Serial numbers 1 and 2 and the entry relating thereto , the 
following serial numbers and entries should be substituted , namely : 

“ 1. Shri Ramesh Pokhriyal “Nishank” ,Member of Parliament, Lok Sabha 
2 . Smt.Mala Rajyalakshmi Shah , Member of Parliament , Lok Sabha , 

In the notification dated 2nd July , 2013, for Serial number VI (13) the entry relating thereto , the following serial 
number and entry should be substituted , namely : 
“ 13 . Prof. Rita Sood , Department ofMedicine, AIIMS, New Delhi” 

[ F. No . Z - 28016/ 42 / 2013- SSH] 

SUNDEEP KUMAR NAYAK , Jt. Secy. 
Foot Note : The Principal notification was published in the Gazette of India vide S .O . 2016 ( E ) dated 2nd July , 2013 and 
S . O . 2929 ( E) dated the 23rd September, 2013. 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर , 2014 
का . आ . 2760( अ). - अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ( संशोधन ) अधिनियम , 2012 ( 2012 का 37 ) द्वारा यथा संशोधित 
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 6 की उप -धारा (3) के साथ पठित धारा 4 के खंड ( ड. ) 
( च ) एवं ( छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा श्री भक्त चरण दास , डॉ . ( प्रो .) प्रसन्न कुमार पटसानी , 

श्री रामचन्द्र खूटिया , श्री जुगल किशोर महापात्र और प्रो . राजवर्धन आजाद के स्थान पर श्री प्रसन्न कुमार पटसानी, संसद सदस्य , लोक 
सभा ; डॉ. कुलमणि सामल, संसद सदस्य, लोक सभा ; श्रीमती सरोजिनी हेमब्रम, संसद सदस्य , राज्य सभा ; श्री जी. सी. पति, मुख्य सचिव, 

ओडिशा सरकार और प्रो . बलराम भार्गव , हृदय रोग विज्ञान विभाग, एम्स , नई दिल्ली को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर 
के सदस्यों के रूप में मनोनीत करती है और इस प्रयोजन के लिए दिनांक 23 सितम्बर , 2013 के का . आ . 2928 ( अ ) और दिनांक 2 जुलाई , 
2013 के का . आ . 2012( अ ) के तहत भारत के राजपत्र. भाग -II, खंड - 3. उप - खंड ( ii ) में प्रकाशित भारत सरकार , स्वास्थ्य एवं परिवार 
कल्याण मंत्रालय की दिनांक 23 सितम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या जेड-28016/42/ 2013-एसएसएच और दिनांक 2 जुलाई, 2013 
की अधिसूचना संख्या जेड- 28016/42/2013- एसएसएच में निम्नलिखित संशोधन करती है: 

दिनांक 23 सितम्बर , 2013 की अधिसूचना में क्रम संख्या 1 और 2 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम 
संख्या एवं प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए , अर्थात् : 


" 1. श्री प्रसन्न कुमार पटसानी , संसद सदस्य , लोक सभा 
2. डॉ . कुलमणि सामल , संसद सदस्य , लोक सभा 
3. श्रीमती सरोजिनी हेमब्रम , संसद सदस्य , राज्य सभा " 

दिनांक 2 जुलाई , 2013 की अधिसूचना में क्रम संख्या V ( 9 ) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या एवं 
प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए , अर्थात्: 


" 9. श्री जी . सी. पति , मुख्य सचिव, ओडिशा सरकार । " 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


दिनांक 2 जुलाई, 2013 की अधिसूचना में क्रम संख्या VI ( 13) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टि 
को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, अर्थात् : 
* 13. श्री प्रो . बलराम भार्गव, हृदय रोग विज्ञान विभाग , एम्स, नई दिल्ली ।" 

[ फा . सं . जेड-28016/ 42/ 2013- एसएसएच ] 

___ संदीप कुमार नायक, संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र ( अ) में 2 जुलाई, 2013 के का. आ . 2012( अ) और 23 सितम्बर , 2013 के 

का . आ . 2928 ( अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी । 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 22nd October, 2014 
S .O . 2760 ( E ). — In exercise of powers conferred by Clause (e ), (f) and (g ) of Section 4 read with Sub -section ( 3 ) 
of Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act , 1956 ( 25 of 1956 ) as amended by All India Institute of 
Medical Sciences ( Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Governmenthereby nominates Shri Prasanna Kumar 
Patasani, Member of Parliament, Lok Sabha ; Dr. Kulamani Samal, Member of Parliament, Lok Sabha; Smt. Sarojini 
Hembram , Member of Parliament, Rajya Sabha ; Shri G . C . Pati, Chief Secretary , Government of Odisha and Prof. 
Balaram Bhargava , Department of Cardiology , AIIMS, New Delhi to be members of All India Institute of Medical 
Sciences , Bhubaneswar in place of Shri Bhakta Charan Das , Dr. ( Prof.) Prasanna Kumar Patasani, Shri Rama Chandra 
Khuntia, Shri Jugal Kishore Mohapatra and Prof. Rajvardhan Azad and for that purpose makes the following amendments 
in the notification of Government of India in the Ministry of Health & Family Welfare , number Z - 28016 /42/2013 - SSH 
dated the 23rd September , 2013 and number Z - 28016 / 42 /2013-SSH dated 2nd July, 2013 published in the Gazette of 
India Part 11, Section 3 , Sub - section (ii) vide S . O . 2928 ( E ) dated the 23rd September, 2013 and S . O . 2012 ( E ) dated 2nd 
July, 2013: 

___ In the notification dated 23rd September, 2013, for Serial numbers 1 , 2 & 3 and the entry relating thereto , the 
following serial numbers and entries should be substituted , namely : 

“ 1. Shri Prasanna Kumar Patasani,Member of Parliament, Lok Sabha 

2 . Dr. Kulamani Samal, Member of Parliament, Lok Sabha 

3. Smt. Sarojini Hembram ,Member of Parliament, Rajya Sabha” 

Inthe notification dated 2nd July, 2013, for serial number V (9 ) and the entry relating thereto , the following 
serial number and entry should be substituted , namely : 

“ 9. Shri. G . C . Pati, Chief Secretary , Government of Odisha ” 

In the notification dated 2nd July , 2013 , for serial number VI (13 ) and the entry relating thereto , the following 
serial number and entry should be substituted , namely : 
“ 13 . Prof. Balram Bhargava, Department of Cardiology , AIIMS, New Delhi” 

[ F. No. Z - 28016/ 42 / 2013 - SSH] 

SUNDEEP KUMAR NAYAK , Jt. Secy . 
Foot Note : The Principal notification was published in the Gazette of India vide S .O . 2012 ( E ) dated 2nd July , 2013 and 

S . O . 2928 ( E ) dated the 23rd September, 2013. 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 22 अक्तूबर , 2014 
का . आ . 2761( अ ). - अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन ) अधिनियम , 2012 ( 2012 का 37 ) द्वारा यथा संशोधित 
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 6 की उप -धारा (3) के साथ पठित धारा 4 के खंड ( ड. ) 
एवं ( छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा श्री उदय प्रताप सिंह, श्रीमती सुषमा स्वराज और 
श्री आर. परशुराम के स्थान पर श्रीमती ज्योति धुर्वे, संसद सदस्य , लोक सभा ; श्री आलोक संजर , संसद सदस्य , लोक सभा और श्री एन्थनी 
जे . सी . देसा , मुख्य सचिव , मध्य प्रदेश सरकार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल के सदस्यों के रूप में मनोनीत करती है और 
इस प्रयोजन के लिए दिनांक 23 सितम्बर , 2013 के का . आ . 2932( अ) और दिनांक 2 जुलाई, 2013 के का. आ. 2011( अ) के तहत भारत के 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


राजपत्र , भाग -II , खंड -3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की दिनांक 23 सितम्बर , 2013 
की अधिसूचना संख्या जेड- 28016/ 42/ 2013- एसएसएच और दिनांक 2 जुलाई, 2013 की अधिसूचना संख्या जेड-28016/ 42/ 2013 
एसएसएच में निम्नलिखित संशोधन करती है: 

दिनांक 23 सितम्बर , 2013 की अधिसूचना में क्रम संख्या 1 और 2 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम 
संख्या एवं प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, अर्थात् : 


* 1. श्रीमती ज्योति धुर्वे, संसद सदस्य , लोक सभा 

2. श्री आलोक संजर , संसद सदस्य , लोक सभा " 

दिनांक 2 जुलाई, 2013 की अधिसूचना में क्रम संख्या V ( 9) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या एवं 
प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, अर्थात् : 


" 9. श्री एन्थनी जे . सी . देसा , मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार । " 


[ फा . सं . जेड- 28016/ 42/2013-एसएसएच ] 


संदीप कुमार नायक, संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र ( अ ) में 23 सितम्बर, 2013 के का . आ . 2932( अ ) और 2 जुलाई , 2013 के 

का . आ . 2011 ( अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी । 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 22nd October, 2014 
S . O . 2761 (E ). - In exercise of powers conferred by Clause ( e ) and ( g ) of Section 4 read with Sub -section ( 3 ) of 
Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956 ) as amended by All India Institute of 
Medical Sciences ( Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates Smt. Jyoti Dhurve , 
Member of Parliament, LokSabha; Shri Alok Sanjar , Member of Parliament, Lok Sabha and Shri Anthony JC DeSa, 
Chief Secretary Government of Madhya Pradesh to be members of All India Institute of Medical Sciences , Bhopal in 
place of Shri Uday Pratap Singh , Smt. Sushma Swaraj and Shri R . Parasuram and for that purpose makes the following 
amendments in the notification of Government of India in the Ministry of Health & Family Welfare, number 
Z -28016 /42 /2013 - SSH dated the 23rd September 2013 and Z - 28016 /42 /2013 -SSH dated the 2nd July, 2013 published in 
the Gazette ofIndia Part ll, Section 3, Sub -section (ii ) vide SO 2932 ( E ) dated the 23rd September 2013 and SO 2011 ( E ) 
dated the 2nd July, 2013 : 

__ In the notification dated 23rd September 2013, for Serial numbers 1 and 2 and the entry relating thereto, the 
following serial numbers and entries should be substituted , namely : 

“ 1. Smt. Jyoti Dhurve ,Member of Parliament, Lok Sabha 
2. Shri Alok Sanjar,Member of Parliament, Lok Sabha” 

In the notification dated 2nd July 2013 , for serial number V (9 ) and the entry relating thereto, the following 
serial number and entry should be substituted , namely : 
“ 9 . Shri. Anthony JC DeSa , Chief Secretary Government ofMadhya Pradesh .” 

[ F. No . Z - 28016/ 42 / 2013 -SSH] 

SUNDEEP KUMAR NAYAK, Jt. Secy 
Foot Note: The Principal notification was published in the Gazette of India ( E ) vide S. O . 2932( E ) dated the 

23rd September, 2013 and S . O . 2011 ( E ) dated 2nd July, 2013. 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर , 2014 
का . आ . 2762( अ). अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ( संशोधन) अधिनियम , 2012 ( 2012 का 37 ) द्वारा यथा संशोधित 
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम , 1956 ( 1956 का 25) की धारा 6 की उप -धारा ( 3) के साथ पठित धारा 4 के खंड ( छ ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 (ii) ] 


द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा श्री हरिश चौधरी और श्री जसवंत सिंह के स्थान पर डा . मनोज रजोरिया , 
संसद सदस्य, लोक सभा; श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत , संसद सदस्य, लोक सभा को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर के सदस्यों के 
रूप में मनोनीत करती है और इस प्रयोजन के लिए दिनांक 23 सितम्बर, 2013 के का . आ . 2931 ( अ) के तहत भारत के राजपत्र , भाग -II, 
खंड -3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की दिनांक 23 सितम्बर , 2013 की अधिसूचना 
संख्या जेड - 28016/ 42/ 2013 - एसएसएच में निम्नलिखित संशोधन करती है: 

दिनांक 23 सितम्बर, 2013 की अधिसूचना में क्रम संख्या 1 और 2 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम 
संख्या एवं प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, अर्थात् : 

“1. डा . मनोज रजोरिया , संसद सदस्य, लोक सभा 
2. श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत , संसद सदस्य, लोक सभा " 

[ फा . सं . जेड - 28016/ 42/ 2013 - एसएसएच] 


संदीप कुमार नायक , संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र ( अ ) में 23 सितम्बर , 2013 के का . आ . 2931 ( अ ) द्वारा प्रकाशित की गई थी । 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 22nd October, 2014 
S .O . 2762( E ). — In exercise of powers conferred by Clause ( g ) of Section 4 read with Sub -section ( 3 ) of Section 
6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 ( 25 of 1956 ) as amended by All India Institute of Medical 
Sciences ( Amendment) Act , 2012 ( 37 of 2012 ), the Central Government hereby nominates Dr. Manoj Rajoriya, Member 
of Parliament, Lok Sabha and Shri Gajendra Singh Shekhawat, Member of Parliament, Lok Sabha to be members of All 
India Institute of Medical Sciences, Jodhpur in place of Shri Harish Chaudhry and Shri Jaswant Singh and for that 
purpose makes the following amendments in the notification of Government of India in the Ministry of Health & Family 
Welfare, numberZ -28016 /42 / 2013 -SSH dated the 23rd September 2013 published in the Gazette of India Part II, Section 
3 , Sub -section ( ii) vide S . O . 2931 ( E ) dated the 23rd September 2013 : 

In the notification dated 23rd September 2013 , for Serial numbers 1 and 2 and the entry relating thereto , the 
following serial numbers and entries should be substituted , namely: 

“ 1. Dr. Manoj Rajoriya , Member of Parliament, Lok Sabha 

2 . Shri Gajendra Singh Shekhawat, Member of Parliament, Lok Sabha ” 


[ F. No . Z - 28016/ 42 / 2013-SSH] 

SUNDEEP KUMAR NAYAK , Jt. Secy . 
Foot Note : The Principal notification was published in the Gazette of India ( E ) vide S . O . 2931 ( E ) dated the 

23rd September, 2013. 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर , 2014 
का . आ . 2763( अ). अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ( संशोधन ) अधिनियम , 2012 ( 2012 का 37 ) द्वारा यथा संशोधित 
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम , 1956 ( 1956 का 25) की धारा 6 की उपधारा ( 3) के साथ पठित धारा 4 के खंड (ड .) 
एवं ( छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा श्री रमेश बैस , श्री सज्जन वर्मा, श्री सुनील कुमार के स्थान पर 
श्री रमेश बैस, संसद सदस्य , लोक सभा; श्री अभिषेक कुमार सिंह, संसद सदस्य , लोक सभा और श्री विवेक कुमार ढांड , मुख्य सचिव , 
छत्तीसगढ़ सरकार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर के सदस्यों के रूप में मनोनीत करती है और इस प्रयोजन के लिए 
दिनांक 23 सितम्बर , 2013 के का . आ . 2933 ( अ) और दिनांक 2 जुलाई , 2013 के का . आ . 2015 ( अ ) के तहत भारत के राजपत्र , भाग -II , 
खंड- 3, उपखंड ( ii ) में प्रकाशित भारत सरकार , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की दिनांक 23 सितम्बर, 2013 की अधिसूचना 
संख्या जेड - 28016/ 42/ 2013- एसएसएच और दिनांक 2 जुलाई , 2013 की अधिसूचना संख्या जेड - 28016/ 42/ 2013- एसएसएच में 
निम्नलिखित संशोधन करती है: 


य 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


दिनांक 23 सितम्बर , 2013 की अधिसूचना में क्रम संख्या 1 और 2 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम 
संख्या एवं प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, अर्थात् : 


“ 1. डॉ . रमेश बैस , संसद सदस्य , लोक सभा 

2. श्री अभिषेक सिंह, संसद सदस्य , लोक सभा " 

दिनांक 2 जुलाई, 2013 की अधिसूचना में क्रम संख्या V (9) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या 
एवं प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, अर्थात् : - 


" 9. श्री विवेक कुमार ढांड , मुख्य सचिव , छत्तीसगढ़ सरकार। " 


[ फा . सं . जेड- 28016/ 42/ 2013- एसएसएच ] 


संदीप कुमार नायक , संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र ( अ) में 23 सितम्बर , 2013 के का . आ . 2933 ( अ) और 2 जुलाई, 2013 के 
का . आ . 2015 ( अ ) द्वारा प्रकाशित की गई थी । 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 22nd October, 2014 
S . O . 2763 ( E ). — In exercise of powers conferred by Clause (e) and (g) of Section 4 read with Sub -section ( 3) of 
Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 ( 25 of 1956 ) as amended by All India Institute of 
Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 ( 37 of 2012 ), the Central Government hereby nominates Shri Ramesh Bais, 
Member of Parliament, Lok Sabha; Shri Abhisek Singh , Member of Parliament, Lok Sabha and Shri Vivek Kumar 
Dhand , Chief Secretary Government of Chhattisgarh to be member of All India Institute ofMedical Sciences , Raipur in 
place of Shri Ramesh Bais; Shi Sajjan Verma and Shri Sunil Kumar and for that purpose makes the following 
amendments in the notification of Government of India in the Ministry of Health & Family Welfare , number 
Z - 28016/ 42 / 2013- SSH dated the 23rd September 2013 and Z - 28016/ 42 / 2013- SSH dated the 2nd July , 2013published in 
the Gazette of India Part II , Section 3, Sub -section ( ii) vide S . O . 2933 ( E) dated the 23rd September 2013 and 
S . O . 2015 ( E ) dated the 2nd July, 2013 : 

___ In the notification dated 23rd September 2013, for Serial numbers1 and 2 and the entry relating thereto , the 
following serial numbers and entries should be substituted , namely : 

“ 1 . Shri. Ramesh Bais , Memberof Parliament, Lok Sabha : 

2 . Shri Abhisek Singh ,Member of Parliament, Lok Sabha ” 

In the notification dated 2nd July 2013 , for serial number V (9 ) and the entry relating thereto, the following 
serial number and entry should be substituted , namely : 
“ 9. Shri Vivek Kumar Dhand , Chief Secretary ,Government of Chhattisgarh” 

[ F. No. Z - 28016/ 42/ 2013- SSH] 

SUNDEEP KUMAR NAYAK, Jt. Secy . 
Foot Note : The Principal notification was published in the Gazette of India( E) vide S . O. 2933 ( E ) dated the 

23rd September, 2013 and S . O . 2015 ( E ) dated 2nd July, 2013. 


Printed by the Manager , Government of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


